NA 


रजिस्ट्री सं . डी . एल. -33004/ 98 


D . NO. D . L - 33004/ 98 


प ! 


x 


म . 


मत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( ii ) 
PART 11 - Section 3 – Sub -section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 147 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , मार्च 23 , 1999 / चैत्र 2, 1921 
NEW DELHI, TUESDAY ,MARCH 23, 1999 /CHAITRA 2 , 1921 


No. 147 ] 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्थ विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 23 मार्च, 1999 


( आयकर ) 
का . आ . 181 ( अ ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 54इख की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित परिसंपत्तियों, जिन्हें दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों के रूप में उल्लेख किया गया है , को उक्त धारा 
के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करता है , अर्थात् : 


( i ) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 ( 1955 का 23 ) के अंतर्गत स्थापित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक ( समनुषंगी बैंक ) 

अधिनियम, 1959 ( 1959 का 38 ) में यथा परिभाषित किमी सहायक - बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात बैंकिंग कम्पनी 
( उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 5 ) के अंतर्गत संस्थापित किसी तदनुरूपी नए बैंक अथवा 
सहकारी भूमि बंधक बैंक अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक सहित बैंकिंग का कारोबार करने में लगी किसी सहकारी संस्था के पास 
कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए निक्षेप ; 


( ii ) आवास एवं शहरी विकास निगम लि ., नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए अथवा जारी किये जाने वाले सभी बंधपत्र सात वर्ष की अवधि 

के पश्चात् विमोच्य होंगे ; 


( 11 ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 23घ में विनिर्दिष्ट भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित किसी म्यूचुअल फण्ड द्वारा जारी किए 

गए अथवा जारी किये जाने वाले सभी यूनिट सात वर्ष की अवधि के पश्चात् पुन : खरीदने योग्य होंगे । 


[ अधिसूचना सं. 10833/ फा. सं. 178/15/99.- आयकर नि . -1 ] 

समर भद्र, अवर सचिव 


882 ( i / 09 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II — ŞEC, 3 ( )] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd March , 1999 

(Income Tax ) 
S . O . 181 (E ). In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 54EB of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following assets, referred to as the long term specified assets, 
for the purposes of the said section , namely : 

(i) deposits for a period of not less than seven years with the State Bank of India established under the State Bank 

of India Act, 1955 (23 of 1955 ), or any subsidiary bank as defined in the State Bank of India ( Subsidiary Banks ) 
Act , 1959 (38 of 1959 ), or any nationalised bank ,that is to say, any corresponding new bank , constituted under 
section 3 of the Banking Companies ( Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act, 1970 (5 of 1970 ), or 
under the Banking Companies (Acquisition and Transfer ofUndertakings) Act , 1980 or any cooperative soci 
ety engaged in carrying on the business ofbanking including a cooperative land mortage bank or cooperative 

land development bank ; 
( ii ) all bonds, redeemable after a period of seven years , issued or to be issued by the Housing Urban Development 

Corporation Limited , New Delhi; 
( iii) all units , repurchasable after a period of seven years, issued or to be issued by anymutual fund including the 
Unit Trust of India referred to in Clause 23D of section 10 of the Income- tax Act, 1961. 

(Notification No. 10833 /F . No. 178 /15 /99 -ITA -I ] 

SAMAR BHADRA , Under Secy . 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


. 


** - 


- Pravneg by die 


Printed by the Manager, Govt. of India Press. Ring Road . Mayapuri. New Delhi-110001 

and Published by the Controller of Publications . Dedy - 110054 


die eine 


Panama Peru sem se 


